निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 549 ) 


14 आषाढ़ 1935 ( श ) 
पटना , शुक्रवार , 5 जुलाई 2013 


सं0 03 / ADB / 12 - 02 / 2013 - 1153 

नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्प 

1 जुलाई 2013 
विषय: - ADB ( एशियन डेवलपमेंट बैंक ) से वित्तीय सहायता प्राप्त भागलपुर जलापूर्ति योजना प्रोजेक्ट - | 

के कार्यान्वयन हेतु अनुमानित लागत कुल $ 93 मिलियन यू0एस0 डालर ( लगभग र 49300 .00 लाख 
( चार अरब तिरानवे करोड़ रू0 ) की योजना एवं उसपर संभावित व्यय की स्वीकृति | 

बिहार के शहरों के विकास के सैद्धान्तिक निर्णय के तहत आधारभूत सरंचनाओं की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 
भारत सरकार द्वारा ADB से वित्तीय सहायता प्राप्त की गई है । इसके तहत भागलपुर जलापूर्ति योजना की स्वीकृति 
राज्य सरकार के प्रस्ताव के आलोक में ADB द्वारा दी गई । 

ADB Consultant की परामर्शी सेवा से कार्यान्वयन की रूप रेखा तैयार की गई है । नगर विकास एवं 
आवास विभाग के पत्रांक - 2 / यो० / दिनांक 22 / 07 - 410 / न0वि0एवंआ०वि० , दिनांक 24. 05 .11 द्वारा बिहार शहरी 
आधारभूत संरचना विकास निगम ( बुडको), पटना को योजना की कार्यान्वयन एजेंसी निर्धारित किया गया है । 

भागलपुर जलापूर्ति योजना की अनुमानित लागत $ 93 मिलियन यू0एस0 डालर ( लगभग र 49300.00 लाख ) 
की स्वीकृति प्राप्त है । उपर्युक्त गणना एक (1) यू0एस0 डालर = र 53.00 रूपये के आधार पर की गयी है । स्थानिक 
आयुक्त , बिहार भवन, 5 - कोटिल्य मार्ग, नई दिल्ली - 110021 के पत्र सं0 - 293 / स्था0आ0 / वि०भ० / नई दिल्ली दिनांक 
26.03. 2013 के द्वारा बिहार अरबन डवलपमेन्ट इन्वेसमेन्ट प्रोग्राम प्रोजेक्ट - 1 ( लॉन न0 2861 - इण्डिया ) के लॉन एग्रीमेन्ट 
पर राज्य सरकार के ओर से हस्ताक्षर किया गया है । 

2. भागलपुर नगर निगम के क्षेत्राधीन जलापूर्ति हेतु बिछाई गई प्रणाली अत्यंत पुरानी हो चुकी है तथा कई 
क्षेत्रों में इसका अभाव है । भागलपुर शहर में नई जलापूर्ति प्रणाली बिछाने तथा 24x7 शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु इस 
योजना का कार्यान्वयन किया जाना आवश्यक है । इस योजना का उद्देश्य भागलपुर नगर निगम क्षेत्राधीन आवासित 
नागरिकों को राष्ट्रीय माप - दण्डों के अधीन जलापूर्ति की व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना है । इसके अंतर्गत गंगा नदी से 
पानी शुद्ध कर जलापूर्ति की व्यवस्था करना प्रस्तावित है । शहर के अन्दर नई प्रणाली बिछाये जाने तथा गंगा नदी से 
जलापूर्ति किये जाने से व्यवस्था में गुणात्मक सुधार होने की संभावना है । 

____ 3. भागलपुर जलापूर्ति योजना के लिए र 49300.00 लाख ( चार अरब तिरानवे करोड़ रू0 मात्र) की स्वीकृति 
ADB से प्राप्त है । इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 4 वर्षों की अवधि निर्धारित की गई है । योजना के लिए आवश्यक 
राशि का 70 % ADB से ऋण के रूप में एवं 30 % राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा । इस प्रकार योजना की 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 जुलाई 2013 
कुल राशि र 49300 .00 लाख ( चार अरब तिरानवे करोड़ रू0 मात्र) में र 34500.00 लाख ( तीन अरब पैतालीस करोड़ 
रू0 मात्र) ADB से एवं र 14800.00 लाख ( एक अरब अड़तालीस करोड़ रू0 मात्र) राज्य सरकार से देय होगा । राशि 
की वर्षवार व्यय विवरणी निम्नवत प्रस्तावित है: 
क० वित्तीय वर्ष ADB से ऋण | 

वित्तीय वर्ष में कुल राशि 
सं० 

राज्यांश 

( राशि लाख में ) 
2013 - 14 6690 .00 2870 . 00 

9560 . 00 
2014 - 15 6460 .00 2770 . 00 

9230 . 00 
| 2015 - 16 9050. 00 3880 .00 

12930 . 00 
| 2016 - 17 12300 . 00 5280 . 00 

17580. 00 
कुल 34500. 00 14800 .00 

49300. 00 


अतः ADB ( एशियन डेवलपमेंट बैंक ) से वित्तीय सहायता प्राप्त भागलपुर जलापूर्ति योजना प्रोजेक्ट - । के 
कार्यान्वयन हेतु अनुमानित लागत कुल $ 93 मिलियन यू0एस0 डालर ( लगभग र 49300. 00 लाख ( चार अरब तिरानवे 
करोड़ रू0 ) की योजना एवं उसपर संभावित व्यय का निर्णय लिया गया है । 

___ 4. बजट प्रावधान : - इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013 - 14 में 1 6000.00 लाख ( साठ करोड़ 
रू0 मात्र) का प्रावधान राज्यांश के रूप में किया गया है, जो निम्न शीर्ष से विकलनीय होगा: 

मांग सं0 - 48 – मुख्य शीर्ष - 2217 - शहरी विकास - उप मुख्य शीर्ष - 80 - सामान्य - लघुशीर्ष - 001 -निदेशन और 
प्रशासन उपशीर्ष - 0101 - बिहार नगरीय विकास परियोजना वाह्य संपोषित विपत्र कोड - P2217800010101 - विषय 
शीर्ष - 3105 - सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण राज्य योजना स्कीम कोड - URB 5070 . 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं 

इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों / विभागाध्यक्षों / प्रमण्डलीय आयुक्तों / जिला पदाधिकारियों / नगर 
निकायों / महालेखाकार , बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

डा० एस० सिद्धार्थ, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 549-571+ 200 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


